निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 750 ) पटना, सोमवार , 6 अगस्त 2018 

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

26 जुलाई 2018 
सं0 नि प्रा०/नि० 1 -03/2017- 735 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 621 दिनांक 
02 . 07. 2018 द्वारा आंदर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति , सीवान के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु दिनांक 
31.07 .2018 को निर्धारित मतदान एवं मतगणना की तिथि को अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए मतदान एवं मतगणना 
की तिथि दिनांक 10. 08 . 2018 को पुनर्निर्धारित की जाती है। मतदान का समय 7: 00 बजे पूर्वाहन से 3:00 बजे अपराह्न तक 
रहेगा एवं मतगणना मतदान के तुरंत पश्चात् की जायगी । 
2. उक्त अधिसूचना की अन्य बातें यथावत रहेंगी । 

आदेश से , 

गिरीश शंकर , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 750 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


